निबंधन संख्या पी0टी0- 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 श्रावण 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 878) पटना , मंगलवार , 30 जुलाई 2019 

वित्त विभाग 


आदेश 

1 जुलाई 2019 
सं० रा०वि०आ०( 6) का० - 15 / 2019 / 5483 _ भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(I) सहपठित 243( Y ) के 
अनुपालन में बिहार पंचायत राज अधिनियम , 2006 की धारा 168 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा -71 
के प्रावधानों के अंतर्गत श्री नवीन कुमार, भा०प्र०से० ( सेवानिवृत्त ) की अध्यक्षता में षष्टम राज्य वित्त आयोग का गठन 
किया गया है । 

आयोग के अध्यक्ष को मंत्री एवं सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने का निर्णय लिया जाता है । 
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

एस० सिद्धार्थ, 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 878-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette . bih. nic.in 


